निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 फाल्गुन 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 437 ) पटना, सोमवार , 18 मार्च 2019 


गन्ना उद्योग विभाग 


अधिसूचना 

5 मार्च 2019 
सं० 02 / रेगु . - 01 - 506 / 2018 - 361 — बिहार ईख ( आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन ) अधिनियम - 1981 की 
धारा - 48 की उप धारा (i) (संशोधित 1993) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार गन्ना उद्योग विभाग 
द्वारा पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या - SO संख्या - 12 दिनांक 17. 03. 2004 में आंशिक संशोधन करते हुए पेराई वर्ष 
2018 - 19 के लिए राज्य में स्थित तथा राज्य से क्षेत्र आरक्षण के माध्यम से गन्ना क्रय करने वाले राज्य से बाहर के 
कारखाने के प्रत्येक दखलकार द्वारा या उनके निमित्त की गई ईख की खरीद पर भुगतेय क्षेत्रीय विकास परिषद 
कमीशन की दर को प्रति क्विटल भुगतान किये गये ईख मूल्य के दर का 0. 20 प्रतिशत पुनर्निर्धारित करती है और 
विहित रीति से इसके भुगतान का आदेश देती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सुधीर कुमार , 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 437 -571 +500 - डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic . in 


